रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD . NO . D . L . - 33004/ 99 


११ 
। 


सत्यमेव जयत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - ~- खण्ड 3 - उप - रखण्ड (i) 
PART II _ Section 3... -Sub -section( i ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- - - 


- 


- 


सं . 441 ] 
No . 441 ] 


नई दिल्ली , सोमवार , सितम्बर 6 , 1999 / भाद्र 15 , 1921 
NEW DELHI , MONDAY , SEPTEMBER 6 , 1999 / BHADRA 15 , 1921 


जल - भूतल परिवहन मंत्रालय 


( ख ) ये विनियम केन्द्र सरकार की राजपत्र में प्रकाशित होने की 

तिथि से लागू होंगे । 
11 . विनियम 2 का खंड ( 1 ) को निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित 

किया जाए 
" परिवार का अर्थ : 
( 1 ) मामले के अनुसार सरकारी सेवक की पत्नी या पति और 2 

अविवाहित जोषित बच्चे अथवा सौतेले बच्चे जो पूरी तरह से 
सरकारी सेवक पर आश्रित हैं , चाहे वे उसके साथ रहते हों या 
नहीं । 


( पत्तन पक्ष ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 6 सितम्बर , 1999 
सा . का . नि . 623 ( अ ). - केन्द्र सरकार , महापत्तन न्यास 
अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 132 की उपधारा ( i ) के 
साथ पठित धारा 124 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ 
मंलग्न अनुसूची में विशाखापट्टणम पत्तन न्यास कर्मचारी ( छुट्टी यात्रा 
रियायत ) संशोधित विनियम , 1999 का अनुमोदन करती है । 

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन 
की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

अनुसूची 
विशाखापट्टणम पत्तन न्यास कर्मचारी ( छुट्टी, यात्रा , रियायत ) 

संशोधित विनियम, 1999 
महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा - 28 ( 1963 का 38 
वां ) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए विशाखापट्टणम पोर्ट 
ट्रस्ट न्यासी मंडल विशाखापट्टणम पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी ( छुट्टी, यात्रा , 
रियायत ) विनियम 1993 में संशोधन करते हुए निम्न लिखित पिनियम 
बनाती है । बशर्ते कि उपयुक्त अधिनियम की धारा - 124 के तहत यथा 
अपेक्षित केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो । 

1 . लघु शीर्ष और प्रारंभ 
( क ) इन विनियमों को विशाखापट्टणम पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी 

( छु. या . रि . ) संशोधित विनियम, 1999 कहा आयेगा । 


( 2 ) तलाक शुदा, परित्यक्त अथवा पति से अलग की गई विवाहित 

पुत्रियां जो सरकारी सेवक के साथ रहते हैं और उन पर पूरी 

तरह निर्भर हैं । 
( 3 ) माता - पिता और/ अथवा सौतेली माता जो सरकारी सेवक के 

साथ रहती है और पूरी तरह से उस पर आश्रित है । 
( 4 ) अविवाहित अवयस्क भाई साथ ही अविवाहित, तलाकशुदा, 

परित्यक्त, पति से अलग की गई या विधवा बहनें जो सरकारी 
सेवक के साथ रहती है और पूरी तरह से उस पर आश्रित है , 
बशर्ते कि उनके माता पिता या तो जीवित नहीं हैं अथवा वे खुद 

उस सरकारी सेवक पर पूरी तरह से निर्भर हैं । 
स्पष्टीकरण 


1 . दो जीवित बच्चे अथवा 2 सौतेले बच्चों को ही रियायत के लिए 
प्रतिबंध निम्न के लिए लागू नहीं होगा - ( 1 ) इस प्रतिबंध लागू होने से पूर्व 
अर्थात् 20 - 10 - 97 से पहले इन कर्मचारियों के 2 से अधिक बच्चे होने पर 
( 2 ) यह प्रतिबंध लागू होने के एक वर्ष के भीतर जन्म लेने वाले बच्चे 


2653 GI/99 . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II --- SEC . 3 (i)] 
( 3 ) दूसरे बच्चे के जन्म के समय जुडवे बच्चे पैदा होकर बच्चों की संख्या 

SCHEDULE 
2 से अधिक होती है । 

VISAKHAPATNAM PORT TRUST EMPLOYEES 
2. इन नियमों का प्रयोजन के लिए " परिवार " शब्द में एक से 

(LTC ) AMENDMENTREGULATIONS, 1999 
अधिक पत्नी शामिल नहीं किया जाएगा । फिर भी यदि एक सरकारी 

In exercise of the powers conferred by Section - 28 of 

M . P . T . Act , 1963 (38 of 1963 ) the Board of Trustees of the 
कर्मचारी को विधिक रूप से 2 विवाहित पत्नियां है और दूसरी शादी 

Visakhapatnam Port Trust herebymakes the following Regu 
सरकार की विशेष अनुमति से होने पर , परिवार की परिभाषा में दूसरी पत्नी 

lations amending the V . P. T. E . (LTC ) Regulations, 1993 sub 
को भी शामिल किया जाएगा । 

ject to the approval of Central Government as required 

under Section - 124 of the aforcsaid Act . 
3 . छुट्टी यात्रा रियायत हेतु योग्यता होने के लिए पति, पत्नी और 
बच्चे सरकारी सेवक के साथरहने की आवश्यकता नहीं होने पर भी उनके 

1 . Short title and commencement : 
मामले में रियायत वास्तविक यात्रा की दूर के लिए अथवा सरकारी सेवक 

( a ) These Regulations may be called the 

Visakhapatnam Port Trust Employee (LTC ) 
के मुख्यालय/नौकरी के स्थान और होम टाउन/ दर्शनीय स्थल के बीच के 

Amendment Regulations , 1999 . 
दूर तक , जो कम होता है, यहां तक सीमित किया आएगा । 

(b ) They shall come into force from the date of 
___ 4. तलाक शुदा, परित्यक्त , पति से अलग किए गए या विधवा 

publication of the Regulations in the Central 
बहनों के बच्चे " परिवार " शब्द में शामिल नहीं हैं । 

Government Gazette. 

2. Clause (i) of Regulation 2 may be substituted with 
5. परिवार का कोई सदस्य जिस की आमदनी पेंशन, पेंशन में 

the following : 
अस्थायी वृद्धि को मिलाकर परंतु पेंशन या स्टाईफंड पर महंगाई भत्ता को 

“ Family " means : 
छोड़ कर सभी साधनों से महीने में रु. 1500 से अधिक नहीं होने पर यह 

(i ) the Government servant s wife or husband , as 
सदस्य सरकारी सेवा पर पूरी तरह से निर्भर समझा जाएगा । 

the case may be , and two surviving unmarried 
II . विनियम 21 के बाद निम्न लिखित विनियम को विनियम 22 

children or step children wholly dependent on 
के रूप में शामिल किया जाए तथा वर्तमान धिनियम 22 को 23 के रूप में 

the Government servant irrespective of whether 

they are residing with the Government servant 
पुनः अंकित किया जाए । 

or not ; 
" विनियम 13 में किसी बात के अन्यथा होते हुए भी मंडल समय 

(ii) married daughters who have been divorced, aban 
समय पर यात्रा पात्रता का प्रयोजन के लिए मंडल के कर्मचारियों की वेतन 

doned or separated from their husbands and are 
पुनरीक्षण के आधार पर " पे रेंजर को पुनः वर्गीकरण करेगा । 

residing with the Government scrvant and are 

wholly dependent on the Government servant ; 
[ फा . सं. पी . आर. 12016 / 42 / 98 पीई -1 ] ( iii ) parents and /or step mother residing with and 

wholly dependent on the Government servant ; 
के. वी . राष , संयुक्त सचिव 

( iv ) unmarried minor brothers as well as unmarried , 
नोट : प्रधान विनयम विशाखापट्टणम पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी ( छु.या .रि. ) 

divorced, abandoned, separated from their hus 
विनियम 1993 जल भूतल परिवहन मंत्रालय ( पत्तन स्कंध ) द्वारा 

bands or widowed sisters residing with and 
अनुमोदित किया गया है । देखें उनकी अधिसूचना संख्या जी. एस . 

wholly dependent on the Government servant, 
आर . 558 ( ई ) दिनांक 17 - 8 - 1993 । 

provided their parents are either not alive or are 

themselves wholly dependenton the Government 
MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

servant. 
( Ports Wing ) 

EXPLANATIONS : 
NOTIFICATION 

1 . The restriction of the concession to only two 
New Delhi, the 6th September , 1999 

surviving children or step children shall not be applicable in 
G . S. R . 623 ( E). --- In exercise of the powers conferred 

respect of ( i) these employees who already have more than 
by Sub -section (i) of Section 124 , read with Sub - section (i) 

two children prior to the coming into force of this restriction 

i. e. 20 - 10 - 1997 ; ( ii ) children bom within one year of the 
of Section 132 of the Major Ports Act , 1963 (38 of 1963 ), the 
C entral Government hereby approves the Visakhapatnam 

coming into force of the restriction ; ( iii ) where the number 
Port Trust Employees (LTC ) AmendmentRegulations , 1999 

of children exceeds two as a result of second child birth 
made by the Board of Trustees for the Port of Visakhapatnam 

resulting in multiple births . 
Port Trust and set out in the Schedule annexed to this notifi 

2 . Not more than one wife is included in the term 
cation. 

"family " for the purpose of these Rules. However, if a 

Government servant has two legally wedded wives and the 
2. The said regulations shall come into force on the 

second marriage is with the specific permission of the 
date of publication of this notification in the Official 

Government, the second wife shall also be included in the 
Gazette . 

definition of " Family ". 


[ 117 11 – 


5 3 ( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 . Though it is not necessary for the spouse and 
children to reside with the Government servant so as to be 
eligible for the Leave Travel Concession , the concession in 
their cases shall , however, be restricted to the actual dis 
tance travelled or the distance between the headquarters/ place 
of posting of the Goverument servant and the hometown / 
place of visit, whichever is less . 

4 . Children of divorced , abandoned, separated from 
their husbands or widowed sisters are not included in the 
term “ Family ". 

5 . A member of the family whose income from all 
sources, including pension , temporary increase in pension 
but excluding dearness relief on pension or stipend etc , does 
not exceed Rs. 1500 p .m . is deemed to be wholly dependent 
on the Government servant. 


3 . After Regulation 21, the followingmay be inserted 
as New Regulation 22 and the existing Regulation 22 may 
be remembered as Regulation 23 . 

“ Notwithstanding anything contained in Regulation 13, 
the Board shall reclassify the pay ranger for the purpose of 
eligibility of travel from time to time, depending upon the 
revision of scales of pay or the einployees of the Board ." 

[ F . No. PR 12016 /42/ 98 - PE -I] 


K . V . RAO , Jt. Secy . 
NOTE : Principal Regulations the VPTE (LTC ) Regulations 

1993 have been approved by the Ministry of 
Surface Transport (Ports Wing ) vide their notifica 
lion No. GSR 558 (E ) dt. 17 -8 - 1993. 


Printed by the Manager,Govt of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054 - 1999 


